रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAID / 


Me 


Baiti 


PHOTO 


R47 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 16 , 2016 / अग्रहायण 25 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 16 , 2016 /AGRAHAYANA 25 , 1938 


सं . 2967] 
No. 2967 ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 दिसम्बर, 2016 


का . आ . 4061( अ ). केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम , 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
199ख का खंड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से , निम्नलिखित स्कीम अधिसूचित करती है , 
अर्थात् : 


1. 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और लागू होना . — ( 1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम , 2016 है । 


( 2) यह 17 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2017 तक विधिमान्य रहेगी । 
( 3) यह स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016 के अधीन प्रत्येक घोषणाकर्ता को 
लागू होगी । 
जमा के लिए पात्रता. — इस स्कीम के अधीन जमा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे , जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी 
कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना , 2016 की धारा 199ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन अप्रकटित आय की घोषणा करना 
चाहता है । 


जमा के रूप . — ( 1 ) जमा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए बांड्स लैजर खाते में घोषणाकर्ता के प्रत्यय पर धारित किया 
जाएगा । 
( 2 ) घोषणाकर्ता को प्ररूप 1 में एक धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । 
( 3) भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के अधीन प्राप्त जमा को भारत सरकार के लोक लेखा में अभिहित आरक्षित निधि में अंतरित 


करेगा । 


5787 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


बांड्स लैजर खाते में अभिदाय और विनिधान की पद्धति . — ( 1) जमा को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी प्राधिकृत बैंकों में 
स्वीकार किया जाएगा । 
( 2 ) जमा को एक सौ रुपए के गुणज में किया जाएगा । 
( 3) किसी घोषणाकर्ता द्वारा किया जाने वाला जमा , अधिनियम की धारा 199ग की उपधारा ( 1) के अधीन घोषित की जानी 
वाली अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगा । 
( 4) इस स्कीम के अधीन धारा 199च की उपधारा ( 1 ) के अधीन किया जाने वाला सम्पूर्ण जमा , धारा 199ग की उपधारा ( 1) के 
अधीन घोषणा फाइल करने से पूर्व एकल संदाय में किया जाएगा । 
( 5) जमा नकद या ड्राफ्ट या चैक या इलैक्ट्रोनिक अंतरण द्वारा किया जाएगा और उसे जमा स्वीकार करने वाले प्राधिकृत बैंक के 
पक्ष में आहरित किया जाएगा । 


5 . 


जमा की प्रभावी तारीख. - बांड्स लेजर खाते को खोलने की प्रभावी तारीख , नकद को देने की या ड्राफ्ट या चैक की वसूली या 
इलैक्ट्रानिक रूप से अंतरण के माध्यम से प्राप्त अंतरण की तारीख होगी । 


6. आवेदन . - (1 ) इस स्कीम के अधीन जमा के लिए आवेदन प्ररूप 2 में किए जाएंगे , जिनमें स्पष्ट रूप से रकम , घोषणाकर्ता का पूरा 

नाम , स्थायी खाता संख्यांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् “ पैन” कहा गया है), बैंक खाते के ब्यौरे (मोचन आगमों को प्राप्त करने के लिए ) 
और उसका पता स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा : 


परंतु यदि घोषणाकर्ता के पास पैन नहीं है, तो वह पैन के लिए आवेदन करेगा और ऐसे पैन आवेदन के, उसकी अभिस्वीकृति संख्या के 
साथ ब्यौरे प्रस्तुत करेगा । 
( 2) उपपैरा ( 1) के अधीन किए गए आवेदन के साथ पैरा 4 के उपपैरा ( 3) और उपपैरा ( 4) के अधीन यथाउपबंधित नकद या ड्राफ्ट 
या चैक के रूप में या इलैक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से घोषित की जानी वाली अप्रकटित आय के पचीस प्रतिशत से अन्यून रकम 
होगी । 


7. प्राधिकृत बैंक . — ( 1 ) बांड्स लैजर खाते के रूप में जमा के लिए आवेदनों को किसी ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाएगा , 

जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 10) लागू होता है । 
( 2 ) प्राधिकृत बैंक , राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय , भारत सरकार को आगामी कार्यदिवस से अपश्चात् प्ररूप 5 में जमा के ब्यौरे 
इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा ताकि विभाग घोषणा को स्वीकार करने से पूर्व जमा की सूचना का सत्यापन करने में समर्थ हो सके । 


( 3) प्राधिकृत बैंक जमा के ब्यौरों को भारतीय रिजर्वबैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई- कुबेर पर अपलोड करेगा । 


( 4) भारतीय रिजर्वबैंक और प्राधिकृत बैंक इस संबंध में प्राप्त डाटा की गोपनीयता को बनाए रखेंगे । 


8 . नामनिर्देशन . — ( 1) किसी बांड्स लैजर खाते का एकमात्र धारक या कोई एकमात्र उत्तरजीवी धारक , जो कोई व्यष्टि है, प्ररूप 3 में एक 

या अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन कर सकेगा, जो उसकी मृत्यु की दशा में बांड्स लैजर खाते और उस पर संदाय के लिए हकदार 
होंगे । 
( 2 ) जहां कोई रकम दो या अधिक नामनिर्देशितियों को संदेय है और ऐसे संदाय के शोध्य होने से पूर्व उनमें से किसी एक या अन्य की 
मृत्यु हो जाती है तो बांड्स लैजर खाते का हक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों में निहित हो जाएगा और उस पर शोध्य 
होने वाली रकम का तदनुसार संदाय किया जाएगा । नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों की मृत्यु, धारक से पूर्व हो जाने की दशा में 
धारक नया नामनिर्देशन कर सकेगा । 
( 3) बांड्स लैजर खाते के किसी धारक द्वारा किए गए किसी नामनिर्देशन को नए नामनिर्देशन द्वारा अंतरित किया जा सकेगा या उसे 
प्ररूप 4 में प्राधिकृत बैंक को लिखित में सूचना देकर रद्द किया जा सकेगा । 
( 4 ) प्रत्येक नामनिर्देशन और प्रत्येक रद्दकरण या अंतरण को भारतीय रिजर्व बैंक में प्राधिकृत बैंक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत किया 
जाएगा और वह ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा । 
( 5 ) यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है तो बांड्स लैजर खाते का धारक अपनी मृत्यु की दशा में बांड्स लैजर खाते या शोध्य रकम को 

प्राप्त करने के लिएकिसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा । 
9. अंतरणीयता. — बांड्स लैजर खाते की अंतरणीयता , व्यष्टि धारक की मृत्यु की दशा में उसके नामनिर्देशिती या विधिक 

उत्तराधिकारियों तक सीमित होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. ब्याज. – धारा 199च की उपधारा ( 1) के अधीन किए गए जमा पर कोई ब्याज संदेय नहीं होगा । 


11. बांड के प्रति व्यापार योग्यता. – बांड्स लैजर खाता व्यापार योग्य नहीं होगा । 


12. प्रतिसंदाय. — बांड्स लैजर खाता , जमा करने की तारीख से चार वर्षों के अवसान पर प्रतिसंदेय होगा और परिपक्वता तारीख से पूर्व 

ऐसे बांड्स लैजर खाते के मोचन की अनुमति नहीं होगी । 


13. निर्वचन . — इस अधिसूचना में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का , जो परिभाषित नहीं हैं किंतु आय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

43), सरकारी प्रतिभूति अधिनियम , 2006 ( 2006 का 38) या वित्त अधिनियम , 2016 ( 2016 का 28 ) में परिभाषित हैं , क्रमशः 
वही अर्थ होगा, जो उनका उन अधिनियमों में है । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 
नई दिल्ली 

[ फा . सं . 3( 1 )-डब्ल्यू एंड एम/ 2016 ] 


दिनांक : 16 दिसम्बर , 2016 


प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


प्ररूप 1 
[ पैरा 3( 2) देखिए] 
भारत सरकार 

धृति प्रमाणपत्र 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम , 2016 
प्रमाणित किया जाता है कि .......... ............ ( अभिदाता का नाम ) (निवेशक पहचान ) नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार भारतीय 
रिजर्व बैंक के साथ बांड लेजर खाता का धारक है । 
प्रमाणपत्र पहचान 

रकम जमा करने की तारीख | परिपक्वता की नामनिर्देशिती 

तारीख 


पुन : संदाय खाते के ब्यौरे 
खाता सं . : 
आई. एफ. एस . सी . : 
खाते का नाम : 


............... 


. तारीख ............ में अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . 


यह भारत सरकार की अधिसूचना संख्या . 
रहते हुए जारी किया जाता है । 


कम्प्यूटर सृजित – हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । 


प्ररूप II 

[ पैरा 6( 1) देखिए] 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम , 2016 के लिए आवेदन प्ररूप 


आवेदन सं . .. 


बैंक : 

... .... शाखा : 
आवेदक ( आवेदकों ) का नाम (स्पष्ट अक्षरों में ) 

जन्म की तारीख (दिन /मास/ वर्ष ) 


नाम 


लिंग 


पैन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


संपर्क के लिए आवेदक का पता : 


शहर : 


राज्य : 


राज्य : 


पिन कोड : 


पिन कोड: 


टेलीफोन न . 


ई-मेल : 


मोबाइल न .: 


जमा की गई रकम : .................. रुपए (.... 


............... रुपए केवल ) 


अभिदाय का ढंग : [ ] नकद 


[ ] चैक/डिमांड ड्राफ्ट 


[ ] इलैक्ट्रानिक अंतरण 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं . .. 

................... तारीख ...................... ..... ........... रुपए (रकम ) 

............. रुपए केवल ) के लिए, ........ ........... .....(बैंक/शाखा) पर आहरित । 
बैंक के ब्यौरे (मोचन संदाय के लिए ) : बैंक का नाम 


(........ 


शाखा . ... . .... ..... ...... 


खाता संख्या 


आई . एफ .एस . सी . 


नामनिर्देशिती के विशिष्टियां 


क्रम सं . 


नामनिर्देशिती का पूरा नाम और पता 


जन्म की तारीख | बांड लेजर खाता धारक से संबंध 


टिप्पण : अतिरिक्त जानकारी बैंक/ शाखा के पास उपलब्ध संबंधित प्ररूप में प्रस्तुत की जा सकेगी । 


मैंने स्कीम के ब्यौरों तथा घोषणाकर्ताओं के लिए उपलब्ध अन्य सूचना, जिसके अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य हैं , को पढ़ लिया है तथा समझ 
लिया है । 

हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान ( आवेदक ) 
तारीख : ........ 


स्थान : . 


साक्षी : ( केवल अंगूठे के निशान की दशा में दो साक्षियों द्वारा उसे सत्यापित किया जाना है । ) 
पहले साक्षी का नाम : 

दूसरे साक्षी का नाम : .. .. ... .. 
पता : .............. 

पता : .............. 


.. ... .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


हस्ताक्षर : ......... . 


हस्ताक्षर : ....... 
घोषणाकर्ता के लिए अभिस्वीकृति रसीद 


आवेदन सं . 


तारीख : ........... 


. .. ....... स , त्र 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


श्री / श्रीमती/ सुश्री ............ 

से , प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम 2016 के अधीन चार वर्ष की 
कालावधि के लिए ................. रुपए (................ रुपए केवल ) के अभिहित मूल्य की स्वीकृति , .................. रुपए 
(..................... रुपए केवल ) के लिए नकद/डिमांड ड्राफ्ट/ चैक सं./ इलैक्ट्रानिकी अंतरण 

........ तारीख : 
.................., जो ........................... (बैंक/ शाखा) पर आहरित है, प्राप्त किया । 


.. .. . .. .. .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


बैंक के प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर , तारीख एवं बैंक की मोहर 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्ररूप III 


पैरा 8(1 ) देखें ] 
नामनिर्देशन 


मैं , .......... 

............ (नाम और पता), जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 के अधीन जमा के लिए बांड 
लेजर खाता संख्या ................ का धारक हूं, निम्नलिखित व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करता हूं , जिन्हें मेरी मृत्यु पर बांड लेजर खाता 
( संख्या) के प्रति अधिकार होगा और बांड लेजर खाता में नीचेविनिर्दिष्ट तत्समय शोध्य रकम के संदाय को प्राप्त करने का अधिकार होगा : 

नामनिर्देशिती की विशिष्टियां : 
जारी करने रकम पुन: संदाय । नामनिर्देशिती का | अवयस्क की | बांड लेजर | बैंक खाते की 
की तारीख | (रुपए में ) की तारीख | विस्तारित अद्याक्षरों दशा में जन्म की | खाता धारक के विशिष्टियां 

सहित पूरा नाम और तारीख साथ संबंध 
पता 


नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में भरा जाएगा : चूंकि पूर्वोक्त एक मात्र नामनिर्देशिती इस तारीख को अवयस्क है , मैं , 
श्री / श्रीमती/ कुमार ........ 

......... को पूर्वोक्त बांड लेजर खाता में तत्समय शोध्य रकम को 
उक्त नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान , मेरी मृत्यु की दशा में प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं । 
यदि नामनिर्देशन पहले से ही किए गए नामनिर्देशन को प्रतिस्थापित करने के लिए है : यह नामनिर्देशन मेरे हमारे द्वारा 

........ तारीख को किए गए और ....... ....... को आपकी बहियों में रजिस्ट्रीकृत नामनिर्देशन को , जो इस 
नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण पर रद्द हो जाएगा , प्रतिस्थापित करने के लिए है । 


( बांड लेजर खाता धारक के हस्ताक्षर ) 


स्थान : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तारीख : 
साक्षियों के नाम और पते सहित हस्ताक्षर : 


1 . .......... 
2. ................. 


हम , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अभिस्वीकृति 
... ( नाम निर्देशितियों का नाम ) के पक्ष में , 

.. ऋण के लिए बांड लेजर खाता 
संख्या को रजिस्ट्रीकृत करने की अभिस्वीकृत देते हैं और नामनिर्देशिती रजिस्ट्रीकरण संख्या ....... ............... है । कृपया पूर्वोक्त 
नामनिर्देशन रजिस्ट्रीकरण संख्या को नामनिर्देशन में परिवर्तन या रद्द करने के लिए सभी पत्राचार में उद्धृत करें । 
तारीख : .......... 

प्राधिकृत पदधारी : ............ 


प्ररूप 4 


पैरा 8(3) देखिए] 

नामनिर्देशन का रद्दकरण 
मैं , ....... 

..... (नाम और पता), तारीख ........... को , मेरे द्वारा निम्नलिखित बांड लेजर 
खाता संख्या .......................... और जो भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा रजिस्ट्रीकरण संख्या ..................... तारीख ...................... द्वारा 
रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के संबंध में किए गए नामनिर्देशन को रद्द करता हूं । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


बांड लेजर खाता की विशिष्टियां 
जमा की नामपद्धति 

बॉड लेजर खाता 


जारी करने की तारीख । 


रकम ( रुपए) 


नाम : ............. ... ..... 


( बांड लेजर खाता धारक के हस्ताक्षर ) 


तारीख : 
साक्षियों के नाम और पते सहित हस्ताक्षर : 


1 . ..... 


2. .............................. 


अभिस्वीकृति 
हम , .......... 

........... ( नामनिर्देशितियों का नाम ) के पक्ष में जमा ............ .............. बांड लेजर खाता संख्या , 
जिसे नामनिर्देशन रजिस्ट्रीकरण संख्या ................. तारीख............ द्वारा नोट किया गया है, को रद्द करने की अभिस्वीकृत देते हैं । 
तारीख : ... 

प्राधिकृत पदधारी : ....... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्ररूप 5 

[ पैरा 7( 2) देखें] 
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम ( पी . एम . जी . के. डी . एस .), 2016 के अधीन रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप 
1. रिपोर्ट करने वाले बैंक का नाम : ... 
2. शाखा का आई. एफ . एस . सी . कोड: ...................................................... 
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 के अधीन किए गए जमा के ब्यौरे : 
क्रम सं . | जमा करने वाले स्थायी खाता संख्यांक / पैन जमा की गई जमा की तारीख अभिस्वीकृति / 
का नाम और पता | आवेदन की निदेश सं . ( यदि पैन रकम (रुपए में ) 

जमा निर्देश 
के लिए आवेदन किया है ) 

संख्या 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th December , 2016 
S .O . 4061(E ). — In exercise of the powers conferred by clause (c ) of section 199B of the Finance Act, 2016 (28 of 
2016 ) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby 
notifies the following Scheme, namely : 
1. Short title, commencement and application . — ( 1) This Scheme may be called the Pradhan Mantri Garib Kalyan 
Deposit Scheme, 2016 . 

( 2) It shall come into force from the 17th day of December, 2016 and shall be valid till 31st day of March , 2017. 

( 3) This Scheme shall be applicable to every declarant under the Taxation and Investment Regime for Pradhan 
Mantri Garib Kalyan Yojana , 2016 . 
2 . Eligibility for Deposits . — The deposit under this Scheme shall be made by any person who intends to declare 
undisclosed income under sub -section (1 ) of section 199C of the Taxation and Investment Regime for Pradhan Mantri 
Garib Kalyan Yojana, 2016 . 
3. Form of the deposits. — (1 ) The deposits shall be held at the credit of the declarant in Bonds Ledger Account 
maintained with Reserve Bank of India . 

(2) A certificate of holding the deposit shall be issued to declarant in Form I. 

(3 ) The Reserve Bank of India shall transfer the deposit received under this Scheme into the designated Reserve 
Fund in the Public account of the Government of India . 
4 . Subscription and Mode of investment in the Bonds Ledger Account. — (1 ) The deposits shall be accepted at all the 
authorised banks notified by Government of India . 

(2 ) The deposits shall be made in multiples of rupees one hundred. 

(3 ) The deposit under sub - section ( 1) of section 199F by a declarant shall not be less than twenty -five per cent. 
of the undisclosed income to be declared under sub -section ( 1) of section 199C of the Act. 

(4 ) The entire deposit to be made under sub - section ( 1) of section 199F under this Scheme shall be made, in a 
single payment, before filing declaration under sub - section (1) of section 199C . 

(5 ) The deposit shall be made in the form of cash or draft or cheque or by electronic transfer and shall be drawn 
in favour of the authorised bank accepting such deposit . 
5 . Effective date of deposit. — The effective date of opening of the Bonds Ledger Account shall be the date of tender of 
cash or the date of realisation of draft or cheque or transfer through electronic transfer . 
6 . Applications. — (1 ) An application for the deposit under this Scheme shall be made in Form II clearly 
indicating the amount, full name, Permanent Account Number (hereinafter referred to as “ PAN ” ) , Bank Account 
details (for receiving redemption proceeds ) , and address of the declarant : 


Provided that if the declarant does not hold a PAN , he shall apply for a PAN and provide the details of such PAN 
application along with acknowledgement number . 


(2 ) The application under sub -paragraph ( 1) shall be accompanied by an amount which shall not be less than 
twenty- five per cent. of the undisclosed income to be declared in the form of cash or draft or cheque or through 
electronic transfer as provided under sub - paragraphs ( 3 ) and ( 4 ) of paragraph 4 . 
7 . Authorised banks. — (1 ) Application for the deposit in the form of Bonds Ledger Account shall be received by any 
banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949) applies . 

(2 ) The authorised bank shall electronically furnish the details of deposit made in Form V to the Department of 
Revenue, Ministry of Finance , Government of India not later than next working day to enable the Department to verify 
the information of the deposit before accepting the declaration . 

(3 ) The authorised bank shall upload the details of deposit into Reserve Bank of India s core banking solution 
‘ e -kuber . 

(4 ) The Reserve Bank of India and authorised bank shall maintain the confidentiality of the data received in 
this regard . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


8 . Nomination . — (1 ) A sole holder or a sole surviving holder of a Bonds Ledger Account, being an individual, may 
nominate in Form III , one or more persons who shall be entitled to the Bonds Ledger Account and the payment 
thereon in the event of his death . 

( 2 ) Where any amount is payable to two or more nominees and either or any of them dies before such payment 
becomes due , the title to the Bonds Ledger Account shall vest in the surviving nominee or nominees and the amount 
being due thereon shall be paid accordingly. In the event of the nominee or nominees predeceasing the holder, the holder 
may make a fresh nomination . 

(3 ) A nomination made by a holder of Bonds Ledger Account may be varied by a fresh nomination , or may be 
cancelled by giving notice in writing to the Authorised Bank in Form IV . 

(4 ) Every nomination and every cancellation or variation shall be registered at the Reserve Bank of India 
through the authorised bank and shall be effective from the date of such registration . 

(5 ) If the nominee is a minor, the holder of Bonds Ledger Account may appoint any person to receive the Bonds 
Ledger Account or the amount due in the event of his death . 
9 . Transferability . — The transferability of the Bonds Ledger Account shall be limited to nominee or to the legal heir of 
an individual holder, in the event of his death . 
10 . Interest. — The deposit under sub -section (1 ) of section 199F shall not bear any interest. 
11 . Tradability against Bonds. — The Bonds Ledger Account shall not be tradable . 
12 . Repayment. — The Bonds Ledger Account shall be repayable on the expiration of four years from the date of deposit 
and redemption of such Bonds Ledger Account before its maturity date shall not be allowed . 
13 . Interpretation . — The words and expressions used but not defined in this notification but defined in the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006 ) or the Finance Act, 2016 ( 28 of 2016 ) shall have 
the meanings respectively assigned to them in those Acts . 


By Order of the President of India 
New Delhi 

[F . No. 3( 1) - W & M /2016 ] 
Dated : 16th December , 2016 

PRASHANT GOYAL , Jt. Secy . 
Form I 
[ See paragraph 3(2)] 
GOVERNMENT OF INDIA 

Certificate of Holding 
PRADHAN MANTRIGARIB KALYAN DEPOSIT SCHEME, 2016 
Certified that (Name of Subscriber ) (Investor ID ) is the holder of Bond Ledger Account with Reserve bank of India as 
per details given below . 
Certificate ID . Amount Deposit Date Maturity date 

Nominee 


Repayment Account details : 
Account no : 
IFSC : 
Account name: 


This is issued subject to the terms and conditions laid down in the Govt of India Notification No 

. . . . . .. . . . dated . . . . . . . .. 


Computer generated - does not require a signature . 


[ 9701 II - Qu5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM II 

[ See paragraph 6 ( 1)] 
APPLICATION FORM FOR PRADHAN MANTRIGARIB KALYAN DEPOSIT SCHEME , 2016 

Application No. 


Bank : .. . ... . .. 


... .. .. .. Branch : 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


Applicant( s ) name(s ) [in block letters ] 
Name 

Date of Birth 
(DD /MM /YYYY ) 


Gender 


PAN 


Communication address of the applicant: 


City : 
Mobile No. 


State : 


Pin Code: 


Telephones No. 


Email : 


Amount of Deposit : ......................(Rupees ................. 


..... only ) 


> 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Mode of subscription :[ ] Cash 
Cheque/DD No. .. 


....... . .. . .. 


[ ] Cheque or DD 
dated . .. .. . ... .. . .. .. .. .. .. .. .. ..... . .. 

...... for 


[ ] Electronic Transfer 
drawn on ( Bank /branch ) 
(Amount) 

. . .. . .. . . .. . .only ) 


. . . . . . 


(Rupees . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . . 


Bank Details ( for Redemption payment): Bank name.. .. . 
Branch . 
| Account Number 
IFSC 


Particulars of Nominee 

Sr . No. Full name and address of nominee 


Date of birth 


Relationship with the holder of 

Bonds Ledger Account 


Note : Additional information may be provided in the respective form available with the bank /branch . 
I have read and understood the details of the scheme and the other information provided for declarants including rights 
and duties. 

Signature/ Thumb Impression ( Applicant) 


DATE : 
Place : 
Witnesses : (Only in case of thumb impression the same has to be attested by two witnesses ) 
Name of 1s Witness. ..... 

Name of 2nd Witness. ..... ... 
Address . . . 
Address ... .......... 
Signature ... ... ... ... 

Signature .... ..... .. 


Acknowledgement Receipt for declarant 

Application No. 
Date ... .. ........ ..... .. .. 
Received from Mr/Mrs /Ms ........ 

.. ..... .... Cash / Demand Draft/Cheque No./Electronic 
Transfer/ . .. . ..................... dated . .. .. .......... ............ drawn on (Bank and branch ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .. ..... .. ........ .. . for . . . . .. .. . ... . .. .. . (Rupees .. .. .. . .. .. .. 

.. ......... only ) for the acceptance of deposits under Pradhan Mantri Garib Kalyan 
Deposit Scheme, 2016 for a period of four years of the nominal value of . ... 
(Rupees .. . 

.. . .... . . .. .only ) . 


Date , Bank stamp and signature of the authorised official of the bank . 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Form III 
[ See paragraph 8 (1)] 

NOMINATION 
I . . . . . . . . .. 

..... ..... .... (Name and address ), the holder of Bonds Ledger 
Account No .... .. ... . .. .... for the deposit under Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme, 2016 , hereby 
nominate the following person who shall on my death have the right to the Bonds Ledger Account 
(number ) and receive payment of the amount for the time being due on the Bonds Ledger Account specified 
below : 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


PARTICULARS OF THE NOMINEE : 


Date 


Amount 


Date of 
repayment 


of 


Rs. 


Full name with 

expanded 
initials and 
address of 
nominee 


Date 
of birth in 

case of 
minor 


Relation 
ship with the 
holder of Bonds 
Ledger Account 


Particulars 
of bank 
account 


issue 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


To be filled in case if nominee is minor: As . .. 

... ........ , the sole nominee above 
is a minor on this date , I appoint Shri/Smt./Kum ... .. 

... ... ... ... ... to receive the 
amount for the time being due to the above Bonds Ledger Account in the event of my death during the minority of 
the said nominee ....... 


If the nomination is in substitution of the one already made : This nomination is in substitution of the nomination 
dated 

. . .......... made by me/us and registered on your books at ........ ... . ... .... which shall stand 
cancelled on registration of this nomination . 


. . . . . . . . . 


(Signature of the Bonds Ledger Account Holder ) 


Place : 


Date : 


Signature with name and address ofwitnesses : 
1 .. .. . . .. . ... . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Acknowledgment 


. . . . . . . . 


We acknowledge having registered the nomination in favour of ..... ..... 

.. (Name of nominees ) for the 
Bonds Ledger Account No. .......... ............. for the loan 

...... ..... . and the nomination registration 
no. is .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . Please quote the above nomination registration no . in all communication pertaining to 
change or cancellation of nomination . 


Date : . . . . . . . . . . 


Authorised Official . .. . 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Form IV 
[ See paragraph 8( 3)] 


CANCELLATION OF NOMINATION 


. .. ( name and address ) do hereby cancel 
the nomination dated .... ........ ......... ... made by me in respect of the following Bonds Ledger Account 
No.. . ..................... and registered by the Reserve Bank of India on ....... . ... .......... (date ) vide registration 
no . . . . . . . . . . . . 


Particulars of the Bonds Ledger Account 


Date of Issue 


Nomenclature of 


Amount (Rs.) 


Bonds 
Ledger 
Account 


the 
deposit 


Place: 


( Signature of the Bonds Ledger Account holder ) 


Date : 


Signature with name and address of witnesses : 


1 . .. . . . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Acknowledgment 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


We acknowledge having cancelled the nomination in favour of .... 

........ (Name of nominees) for the 
Bonds Ledger Account No. . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . for the Deposit . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. noted vide our nomination 
registration no . .............. .. dated ................. 


Date : . .. . 


Authorised Official . .. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Form V 
[See paragraph 7 (2 )] 


FORM FOR REPORTING UNDER PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN DEPOSIT SCHEME, 2016 . 


1. Name of the reporting Bank 


. 


...... 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 . IFSC Code of Branch 


3 . Details of deposit made under Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme, 2016 : 


S .No . 


Date of deposit 


Name and Address of the 
depositor 


Amount 
deposited 


PAN / PAN 
application 
reference number 
( in case applied 
for PAN ) 


Acknowledgement 
or Deposit 
reference number 


(in Rs.) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Nishok 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 
Date : 2016 . 12. 16 
18: 49:31 + 05 30 


Kun 


